सत्यमेव जयते 


सर 


GOVT.O 


ARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 
CGovt. of Haryana 
No. 124-2020/ Ext.] CHANDIGARH , MONDAY , AUGUST 31 , 2020 ( BHADRA 9 , 1942 SAKA ) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 31 अगस्त , 2020 
संख्या 18 / 172 / 2020-301.- हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली, 1994 के नियम -10 तथा हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 172 / 2020-321 दिनांक 13.08.2020 के संदर्भ में तथा इस 
सम्बन्ध में पूर्व मे सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा नगर निगम 
पंचकूला के वार्डों को निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं 0 01: - एम 0 डी 0 सी 0 के पश्चिम कोने से आरम्भ होते मनीमाजरा मन्सा देवी रोड के साथ गांव भैंसा टिब्बा को पार करते 
पुलिस स्टेशन के सामने वाली सड़क से रोड धर्मशाला तक । यहां से रेल विहार एवं भैंसा टिब्बा गांव की तरफ जाते सेक्टर 6 
और 4 एम.डी.सी. ( सकेतड़ी रोड) की सेक्टर डिवाईडिंग रोड तक , वहां से सकेतड़ी जाने वाली सैक्टर रोड के साथ -2 पीर 
बाबा तक वहां से जंगलात की सीमा के साथ - साथ गांव सकेतड़ी एवं महादेव कालोनी की तरफ होते हुए चण्डीगढ़ की सीमा 
के साथ सैक्टर 2 एवं सैक्टर 6 मन्सा देवी के पश्चिम कोने तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दू हैं । इस वार्ड में सकेतड़ी, महादेव 
कलोनी, एम.डी.सी -2, एम.डी.सी -6 व भैंसा टिब्बा शामिल है । 
वार्ड नं 0 02 : - मनीमाजरा मनसा देवी रोड की पूर्व दिशा में मनीमाजरा व पंचकूला के एम.डी.सी सेक्टर -5 की सीमा से आरम्भ 
होकर मनीमाजरा व पंचकूला के एम.डी.सी. सेक्टर 5 की सीमा से होते हुए चंडीगढ़ कालका हाईवे तक तथा हाईवे के साथ -2 
होते हुए माता मनसा देवी सिंघद्वार वाली रोड को पार करके पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पंचकूला सेक्टर 6 व 7 की 
डिवाडिंग रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए सेक्टर 7 , 6 , 8 और 5 चौक तक , यहां से पूर्व की ओर सेक्टर 6 और सेक्टर 5 
की डिवाडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 5 , 6 , 1 , 2 चौक तक । यहां से उत्तर की तरफ सेक्टर 6 और सेक्टर 1 की डिवाडिंग 
रोड से होते हुए चंडीगढ़ कालका रोड तक । चंडीगढ़ कालका रोड से पश्चिम की ओर चलते हुए हरियाणा पंचकूला व छावनी 
की सीमा जो चण्डीगढ़ कालका रोड को लगती है तक तथा यहां से एम.डी.सी सेक्टर 5 व छावनी की सीमा से पूर्व उत्तर 
दिशा की ओर चलते हुए माता मनसा देवी गऊशाला व माता मनसा देवी मंदिर के उपर से होते हुए जंगलात की सीमा के 
साथ -2 सकेतड़ी गांव की सीमा तक व यहां से वार्ड नं 0 1 की सीमा के साथ -2 प्रारम्भिक बिन्दु मनीमाजरा व पंचकूला की 
सीमा तक । इस वार्ड में एम.डी.सी -4, एम.डी.सी –5 व सेक्टर 6 पंचकूला शामिल है । 
वार्ड नं 0 03 :- मनीमाजरा व हरियाणा पंचकूला की सीमा जो चंडीगढ़ कालका रोड पर मिलती है तथा सेक्टर 7 को जोड़ती है , 
सेक्टर 7 व मनीमाजरा की सीमा से दक्षिण - पश्चिम की ओर होते हुए नाला के साथ -2 सेक्टर 7 व सेक्टर 18 की डिवाडिंग 
रोड को पार करते हुए मनीमाजरा चंडीगढ़ व सेक्टर 18 की सीमा के साथ -2 चलते हुए सेक्टर 18 व सेक्टर 17 की डिवाडिंग 
रोड को पार करके चंडीगढ़ व पंचकूला सेक्टर 17 की सीमा के साथ -2 मौली जागरा व राजीव कलोनी के चौक तक तथा 
यहां से राजीव कलोनी, इंदिरा कलोनी, बेल फैक्ट्री व सेक्टर 17 , 16 की डिवाईडिंग से होते हुए, सेक्टर 15 , सेक्टर 16 व बेल 
फैक्ट्री की लाईटों तक तथा यहां से सेक्टर 15 , सेक्टर 16 की डिवाडिंग रोड से उत्तर - पूर्व की ओर सेक्टर 15 , 9 , 10 , 16 के 
चौक तक । यहां से उत्तर - पश्चिम दिशा सेक्टर 9 , 8 व 16, 17 की डिवाईडिंग रोड पर चलते हुए सेक्टर 17, 18 , 7 , 8 के 
चौक तक । यहां से पूर्व दिशा की ओर सेक्टर 7 और 8 के डिवाईडिंग रोड पर चलते हुए सेक्टर 5 , 6 , 7 , 8 के चौक तक । 


( 1843 ) 


1844 

HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA. ), AUG . 31 , 2020 ( BHDR.9, 1942 SAKA ) 
यहां से उत्तर दिशा की ओर सेक्टर 6 , 7 की डिवाईडिंग रोड पर चलते हुए चंडीगढ़ कालका हाईवे तक तथा यहां से पश्चिम 
दिशा की ओर चंडीगढ़ कालका हाईवे पर चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु तक । यह वार्ड सेक्टर 7 , सेक्टर 18 , सेक्टर 17 व सेक्टर 
16 को आपस में जोड़ता है । 
वार्ड नं 0 04 : - सेक्टर 7 , 8 , 17 , 18 के चौक से आरम्भ होते हुए दक्षिण की ओर सेक्टर 17 , 8 की डिवाडिंग रोड व सेक्टर 9 , 
16 की डिवाईडिंग रोड व सेक्टर 10 , 15 की डिवाईडिंग रोड से होते हुए सेक्टर -10, 15 , 14 , 11 के चौक तक तथा यहां से 
उत्तर- पूर्व दिशा की ओर सेक्टर -10, 11 के डिवाईडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 10 , 11 , 4 और 5 के चौक तक । तथा यहां 
से उत्तर की ओर सेक्टर 10 , 9 , 8 व सेक्टर 5 की डिवाईडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 5 , 6 , 7 , 8 के चौक तक तथा यहां से 
पश्चिम दिशा की ओर सेक्टर 7 , 8 की डिवाईडिंग रोड से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 17 , 18 , 7 , 8 के चौक तक । यह 
वार्ड सेक्टर 8 , सेक्टर 9 , सेक्टर 10 को आपस में जोड़ता है । 
वार्ड नं 0 05 : - सेक्टर 15 , सेक्टर 16 व बैल फैक्ट्री की लाईटों से आरम्भ होते हुए दक्षिण की ओर सेक्टर 15 व इन्डस्ट्रीयल 
ऐरिया फेस -2 डिवाडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 14 , 15 फेस -1, 2 के चौक तक । यहां से उत्तर - पूर्व दिशा की ओर सेक्टर 
14 व 15 डिवांडिग रोड से होते हुए सेक्टर 11 , 15 , 14 , 10 चौक तक । यहां से उत्तर - पश्चिम दिशा की ओर सेक्टर 10 व 
सेक्टर 15 के डिवांडिग रोड से होते हुए सेक्टर 15 , 16 , 9 , 10 के चौक तक । यहां से पश्चिम दिशा की ओर सेक्टर 15 , 16 
की डिवांडिग रोड से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 15 , सेक्टर 16 व बैल फैक्ट्री की लाईटों तक । इस वार्ड में सेक्टर 15 
शामिल है । 
वार्ड नं 0 06 :- मौली जागरा, राजीव कलोनी का चौक जो हरियाणा पंचकूला व चण्डीगढ की सीमा का मिलन बिन्दु है तथा 
वार्ड न0-3 की सीमा से लगता है यहां से पश्चिम - दक्षिण दिशा की ओर राजीव कालोनी व चण्डीगढ की सीमा के साथ -2 
चलते हुए राजीव कालोनी की दुकान नं 0 869 / ए ( जस्सी स्टूडियो) तक । उक्त बिन्दु से पूर्व की ओर जाने वाली गली के 
साथ-2 अस्थाई पुल से होते हुए लेबर चौक तक । यहां से उत्तर दिशा की ओर वार्ड नं 0 3 की सीमा के साथ -2 प्रारम्भिक 
बिन्दु मौली जागरा राजीव कलोनी के चौक तक । इस वार्ड में राजीव कलोनी का अधिकतर भाग शामिल है । 
वार्ड नं 0 07:- वार्ड नं 0 6 में जस्सी स्टूडियो दुकान नं 0 869 / ए , के सामने अमन मोबाईल रिपेयर दुकान नं 0 869 / बी राजीव 
कालोनी व चण्डीगढ की सीमा से पश्चिम - दक्षिण दिशा की ओर राजीव कलोनी, इंदिरा कलोनी, बुडनपुर व चंडीगढ़ की सीमा 
के साथ-2 चलते हुए बुडनपुर - बैल फैक्ट्री - चंडीगढ़ के मिलान बिन्दू तक । यहां से पूर्व दिशा की ओर बुडनपुर व बैल फैक्ट्री 
की सीमा के साथ -2 चलते हुए सेक्टर 16 - बुडनपुर - बैल फैक्ट्री के मिलान बिन्दु तक । यहां से उत्तर दिशा की ओर वार्ड नं 0 
3 की सीमा के साथ -2 होते हुए लेबर चौक तक । यहां से वार्ड न 0 6 की सीमा से चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु अमन मोबाईल 
रिपेयर की दुकान नं 0 869 / बी तक । इस वार्ड में राजीव कालोनी का कुछ भाग, इंदिरा कालोनी व बुडनपुर शामिल है । 
वार्ड नं 0 08:- सैक्टर 14 , 15 , इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस -1 व 2 के चौंक से प्रारंभ होते हुए पश्चिम उत्तर की ओर सैक्टर 15 , 
16 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 2 की सैक्टर डिवाईडिंग रोड़ के साथ चलते हुए बेल फैक्ट्री फैक्टरी तक । पश्चिम दक्षिण की ओर 
वार्ड नं 0 7 की वाउंडरी के साथ साथ गांव बुडनपुर बेल फैक्टरी जंक्शन तक चण्डीगढ़ की सीमा की साथ - साथ । यहां से 
इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 2 और पंजाब की बाउंडरी के साथ साथ रेलवे लाईन को पार करते हुए सी 0 आई 0 डी 0 ऑफिस की 
तरफ पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर पंजाब बाउंडरी के साथ साथ नाला और रेहड़ी मार्किट को पार करते हुए पुराने हाउसिंग 
बोर्ड चौंक तक । सैक्टर 19 व पंजाब की बाउंडरी के साथ साथ ट्राई जंक्शन सैक्टर 19 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 (पंजाब 
बाउंडरी ) तक यहां से पश्चिम उत्तर की ओर जाते हुए फेस 1 , फेस 2 एवम पंजाब बाउंडरी के मिलान बिन्दु तक । यहां से 
सेकटर 19 एंवम इंडस्ट्रीयल फेस 1 और 2 और पंजाब बाउंडरी तक । यहां से पूर्व की ओर इंडस्ट्रीयल फेस 1 और 2 सैक्टर 
डिवाईडिंग रोड़ के साथ साथ सैक्टर 14 , 15 और इंडस्ट्रीयल फेस 1 और 2 के चौंक तक जो की प्रारंभिक बिन्दु है । इस वार्ड 
में सैक्टर 19 और इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 2 शामिल है । 
वार्ड नं 0 09: - सेक्टर 14 , सेक्टर 15 व इंडस्ट्रीयल फेस 1 और 2 के चौंक से पश्चिम दक्षिण की ओर फेस 1 और 2 की 
सेक्टर डिवाईडिंग रोड के साथ -2 चलते हुए इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 और 2 और पंजाब बाउंडरी तक , यहां से इंडस्ट्रीयल 
ऐरिया फेस 1 और सेक्टर 19 की बाउंडरी के साथ -2 चलते हुए सेक्टर 19 इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 और पंजाब बाउंडरी 

हां से उत्तर पूर्व इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 की ओर चलते हुए पंजाब बाउंडरी के साथ नेशनल हाईवे तक यहां से उत्तर 
की ओर चलते हुए सेक्टर 12 ए नेशनल हाईवे और इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 के मिलान बिन्दु तक , यहां से उत्तर दिशा में 
नेशनल हाईवे से सेक्टर 12 ए , सैक्टर 14 और इंडस्ट्रीयल ऐरिया के फेस 1 की डिवाईडिंग रोड तक , यहां से पूर्व की ओर 
सैक्टर 12 ए और सेक्टर 14 के साथ -2 सेक्टर 12 , 12 ए , 11 व सैक्टर 14 के चौक तक , यहां से उत्तर की और सेक्टर 11 
और 14 की सेक्टर डिवाईडिंग के रोड के साथ -2 सेक्टर 10 , 11 , 14 व 15 के चौक तक , यहां से दक्षिण पश्चिम की तरफ 
सैक्टर 14 , 15 इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 , फेस 2 तक जोकि प्रारंम्भिक बिन्दु है इस वार्ड में सेक्टर 14 इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 
1 व गांव अभयपुर शामिल है । 
वार्ड नं 0 10:- सेक्टर 14 , सेक्टर 12 ए , इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 के मिलान बिन्दु से सेक्टर 12 ए , सेक्टर 14 के डिवाईडिग 
रोड से उत्तर - पूर्व की ओर होते हुए सेक्टर 11 , 12 सेक्टर 12 ए , 14 के चौक से होते हुए सेक्टर 4 , सेक्टर 11 , 12 के टी 
पॉईंट लाईटों तक तथा यहां से पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिण दिशा की ओर राष्ट्रीय 
राजमार्ग पर चलते हुए सेक्टर 12 ए, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 के मिलान बिन्दु तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगता है । यहां से 
उत्तर - पश्चिम की ओर 12 ए व इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 की डिवाईडिंग रोड पर चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 14 , सेक्टर 
12 ए , इंडस्ट्रीयल ऐरिया फेस 1 के मिलान बिन्दु तक । यह वार्ड सेक्टर 12 , 12 ए को कवर करता है । 


तक . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA. ), AUG. 31 , 2020 ( BHDR. 9 , 1942 SAKA) 

1845 
वार्ड नं 0 11 :- सेक्टर 4 , सेक्टर 11 , 12 के टी पॉईंट लाईटों से सेक्टर 4 , सेक्टर 12 के डिवाईडिग रोड से पूर्व की ओर होते 
हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर की ओर सेक्टर 4 व राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा के साथ -2 सेक्टर 4 
के मकान न0 1752 तक व यहां से पश्चिम की ओर मकान न 0 1459 तक तथा यहां से उत्तर की ओर मकान न 0 1340 तक 
व यहां से पश्चिम की ओर सतलुज पब्लिक स्कूल व मार्किट के बीच वाली सडक से होते हुए मार्केट के अंत तक तथा यहां से 
दक्षिण की ओर मकान न 0 914 के सामने से पश्चिम की ओर मकान न0 787 तक तथा यहां से दक्षिण- पश्चिम की ओर पार्क 
के कोने तक जोकि मकान नं 1005 के सामने है तक तथा यहां से पूर्व की ओर मकान न 0 942 तक । यहां से दक्षिण - पश्चिम 
की ओर मकान न 0 1034 को पार करते हुए सेक्टर 4 व सेक्टर 11 की डिवाईडिंग रोड तक । यहां से सेक्टर 4 व 11 की 
डिवाईडिंग रोड से उत्तर - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सेक्टर 5 , 10 , 11 व 4 के चौक तक । यहां से सेक्टर 10 , 11 के 
डिवाईडिंग रोड से पश्चिम - दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सेक्टर 10 , 11 , 14 , 15 के चौक तक । यहां से सेक्टर 11 व 14 से 
पूर्व दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सेक्टर 11 , 12 , 14, 12ए के चौक तक । यहां से सेक्टर 11 व 12 की डिवाईडिंग रोड से 
उत्तर - पूर्व दिशा की ओर चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु, सेक्टर 4 , सेक्टर 11 , 12 के टी पॉईंट लाईटों तक । यह वार्ड सेक्टर 11 
गांव हरिपूर व सेक्टर 4 के ज्यादातर भाग को कवर करता है । 
वार्ड नं 0 12 : - सेक्टर 4 , सेक्टर 2 व राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु से उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग व सेक्टर 2 की 
सीमा से होते हुए माजरी चौक , राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के नीचे से पूर्व की ओर घग्गर नदी के पुल तक तथा घग्गर नदी के पुल 
से उत्तर दिशा की ओर घग्गर नदी के साथ - साथ खड़ग मंगोली की अंतिम हद सीमा तक तथा यहां से पश्चिम की ओर 
राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिण दिशा से सेक्टर 1 व छावनी की डिवाईडिंग रोड ( चंडीगढ़ कालका रोड) 
से होते हुए सेक्टर 1 सेक्टर 6 व छावनी टी - प्वाईंट तक (टैंक चौक )। यहां से दक्षिण की ओर सेक्टर 1 व सेक्टर 6 की 
डिवाईडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 1 , 6 , 5 , 2 के चौक तक । उक्त स्थल से वार्ड नं 0 2 की सीमा के साथ 2 पश्चिम दिशा की 
ओर सेक्टर 6 , 5 , 7 , 8 के चौक तक । यहां से दक्षिण दिशा की ओर सेक्टर 8 , 9 , 10 व सेक्टर -5 के डिवाईडिंग रोड पर 
चलते हुए सेक्टर 10 , 5 , 4 , 11 के चौक तक । यहां से सेक्टर 4 व 5 के डिवाईडिंग रोड से पूर्व उत्तर की ओर चलते हुए 
सेक्टर 5 , 2 , 4 के चौक तक । यहां से पूर्व की ओर सेक्टर 2 और सेक्टर 4 की डिवाईडिंग रोड से चलकर प्रारम्भिक बिन्दु 
सेक्टर 4 , सेक्टर 2 व राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु तक, यह वार्ड सेक्टर 2 , माजरी, सेक्टर 1 , सेक्टर 5 व सेक्टर 1 ए, 
खड़ग मंगोली को कवर करता है । 
वार्ड नं 0 13 : - सेक्टर 3 , सेक्टर 21 व राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु से पूर्व की ओर सेक्टर 21 व सेक्टर 3 की डिवाडिंग 
रोड से होते हुए घग्गर पुल के साथ पंजाब की सीमा तक तथा यहां से दक्षिण की पंजाब की सीमा व सेक्टर 21 की सीमा के 
साथ -2 होते हुए सेक्टर 20 व सेक्टर 21 की डिवाडिंग रोड तक तथा यहां से पश्चिम की ओर सेक्टर 20 व सेक्टर 21 की 
डिवाडिंग रोड से होते हुए नेशनल हाईवे तक तथा नेशनल हाईवे से पूर्व - उत्तर दिशा से सेक्टर 21 , महेशपुर व राष्ट्रीय 
राजमार्ग की सीमा से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दु, सेक्टर 3 , सेक्टर 21 व राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु तक , यह वार्ड सेक्टर 
21 व महेशपुर को कवर करता है । 
वार्ड नं 0 14 : - सेक्टर 20 , सेक्टर 21 व पंजाब की सीमा के मिलन बिन्दु से पश्चिम की ओर सेक्टर 21 , सेक्टर 20 के 
डिवाडिंग रोड से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग व सेक्टर 20 की 
सीमा से होते हुए सेक्टर 20 के राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल की ट्रैफिक लाईटों तक तथा यहां से पूर्व की ओर बूथ मार्केट के 
सामने से पुलिस थाना की तरफ दक्षिणी कोने से होते हुए पूर्वी दिशा की तरफ पार्क टाउन फोरेस्ट एच.एस.वी.पी. की खाली 
जमीन से होते हुए बी रोड तक । यहां से दक्षिण दिशा की ओर 104 न 0 सोसाईटी तक । यहां से पश्चिम दिशा में 105 न 0 
सोसाईटी से दक्षिण - पश्चिम की तरफ जी.एच. 111 व पंजाब सीमा तक । यहां से हरियाणा पंचकूला व पंजाब सीमा से 
उत्तरी - पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 20 , 21 पंजाब की सीमा के मिलन बिन्दु तक । इस वार्ड में सेक्टर 
20 का आधा भाग शामिल है जिसमें गांव फतेहपुर, अनाज मण्डी व सोसाईटीज़ शामिल है । 
वार्ड नं 0 15 : - सेक्टर 20 के राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल की ट्रैफिक लाईटों से वार्ड नं 0 14 की पश्चिम सीमा के साथ -2 चलते 
हुए आशियाना तक । यहां से सेक्टर 20 व पंजाब की सीमा के साथ चलते -2 पश्चिमी दिशा की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग तक 
तथा यहां से उत्तर दिशा की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 20 राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल की 
ट्रैफिक लाईट तक । इस वार्ड में सेक्टर 20 का शेष भाग , कुंडी शामिल है । 
वार्ड नं 0 16 :- राष्ट्रीय राजमार्ग पंचकूला कालका के दाईं तरफ गांव चंडीमंदिर की उत्तरी - पूर्वी सीमा व नगर परिषद कालका 
व नगर निगम पंचकूला की सीमा से पूर्व की ओर होते हुए गांव चंडीमंदिर की अंतिम सीमा ( राष्ट्रीय राजमार्ग) तक व यहां से 
दक्षिण की ओर गांव चंडीमंदिर गांव बीड़ घग्गर की पूर्व दिशा से होते हुए घग्गर के साथ -2 दक्षिण की ओर से गांव चौकी के 
उत्तरी दिशा से होते हुए गांव नाडा व सेक्टर 32 के उत्तरी दिशा नगर निगम पंचकूला की सीमा से होते हुए गांव झुरीवाला 
की उत्तरी - पूर्वी सीमा तक व यहां से पश्चिम की ओर यमुनानगर पंचकूला नेशनल हाईवे तक जो सेक्टर 23 के पूर्वी भाग को 
जोड़ता है । सेक्टर 23 व नेशनल हाईवे की सीमा से उत्तर - पश्चिम की ओर घग्गर पुल तक तथा घग्गर पुल से सेक्टर -3 व 
खड़ग मंगोली के मध्य पड़ने वाले नेशनल हाइवे से होते हुए माजरी चौक तक , माजरी चौक से उत्तर की ओर सेक्टर -1 व 
सेक्टर -1 ए, खड़क मंगोली के मध्य नेशनल हाइवे से होते हुए क्षेत्र की सीमा तक तथा सेना क्षेत्र की सीमा को छोड़कर गांव 
बिडघघर के पश्चिम दिशा की ओर तथा इसके बाद सेना क्षेत्र की सीमा को छोड़कर गांव चंडीमंदिर की सीमा पश्चिमी दिशा 
से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दु राष्ट्रीय राजमार्ग कालका शिमला से अमरावती जाने वाले रास्ते व नगर परिषद कालका की सीमा 
तक । यह वार्ड गांव चंडीमंदिर गांव बीड़ घग्गर गांव नाडा , गांव चौकी को कवर करता है । 


1846 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), AUG . 31 , 2020 ( BHDR. 9 , 1942 SAKA ) 
वार्ड नं 0 17 : - सेक्टर 26, सेक्टर 25 व यमुनानगर पंचकूला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा व 
सेक्टर 25 की सीमा से उत्तर दिशा की ओर तथा वार्ड नं 0 16 व सेक्टर 23 की सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर पश्चिम 
दिशा की ओर माजरी चौक तक माजरी चौक से सेक्टर 2 व सेक्टर 3 की सीमा से दक्षिण दिशा की ओर सेक्टर 2 , 4 के 
डिवाडिंग रोड से होते हुए, सेक्टर 2 , 4 के डिवाडिंग रोड से पश्चिम दिशा की ओर सेक्टर 4 , 5 के डिवाडिंग रोड तक , सेक्टर 
4 , 5 के डिवाडिंग रोड से पश्चिम - दक्षिण दिशा की ओर सेक्टर 5 , 4 , 10 , 11 के चौक तक तथा इस चौक से पूर्व की ओर 
सेक्टर 4 और 11 की डिवाडिंग रोड के साथ -2 मकान नं 0 1033 सेक्टर 4 तक तथा उत्तर की ओर मकान नं 0 988 तक तथा 
पश्चिम की ओर मकान नं 0 1005 तक तथा उत्तर की ओर मकान नं 0 708 तक तथा पूर्व की ओर मकानं नं 0 870 तक तथा 
उत्तर की ओर मकान न 0 649 और 629 तक । यहां से पूर्व की ओर सतलुज पब्लिक स्कूल व मार्केट के बीच वाली सड़क से 
होते हुए मकान न 0 163 तक । यहां से पूर्व की ओर मकान नं 0 100 सेक्टर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग तक । यहां से दक्षिण की ओर 
राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए सेक्टर 3 , 21 व राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु तक । यहां से पूर्व की ओर सेक्टर 3 व सेक्टर 
21 की डिवाडिंग रोड से होते हुए घग्गर के पुल से होते हुए के चौक तक तथा चौक से दक्षिण की ओर घग्गर के साथ -2 
वाली सड़क से होते हुए सेक्टर 24 , 25 के चौक तक तथा इस चौक से पूर्व की ओर प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 26 सेक्टर 25 व 
यमुनानगर पंचकूला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल तक यह वार्ड सेक्टर 25 , सेक्टर 24 , सेक्टर 23 , सेक्टर 3 व सेक्टर 4 के कुछ 
भाग को कवर करता है । 
वार्ड नं 0 18: - सेक्टर 26 , सेक्टर 25 व यमुनानगर पंचकूला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल से दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 
सेक्टर 26 , सेक्टर 27 , सेक्टर 28 की सीमा से होते हुए हरियाणा पंजाब की सीमा तक तथा यहां से पष्चिम की ओर घग्गर 
पंजाब हरियाणा की सीमा तक तथा यहां से घग्गर के साथ -2 सड़क जो उत्तर दिशा की ओर जाती है सेक्टर 25 , 26 के 
चौक तक तथा सेक्टर 25 व 26 की डिवाडिंग रोड से पूर्व की ओर होते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 26 सेक्टर 25 व 
यमुनानगर पंचकूला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल तक यह वार्ड सेक्टर 26 , सेक्टर 27, सेक्टर 28 को कवर करता है । 
वार्ड नं 0 19 : - सेक्टर 23 , सेक्टर 24 की डिवाडिंग रोड जो नेशनल हाईवे से मिलती है , यहां से दक्षिण की ओर नेशनल हाईवे 
के साथ -2 गांव मोगीनन्द, पुलिसलाईन गांव किशनगढ़, ट्रीब्यून मित्तर विहार कलोनी, रामगढ़ तक तथा रामगढ़ से पूर्व की 
तरफ गांव मानक्या की सीमा व पंजाब की सीमा से पूर्व की ओर होते हुए गांव भानु की सीमा से उत्तर की ओर गांव 
जसवंतगढ़ व गांव बिल्ला की पूर्वी सीमा तक व पूर्वी सीमा से दक्षिण की सीमा की ओर होते हुए टी.बी.आर.एल क्षेत्र की सीमा 
के साथ -2 गांव रामगढ़ मोगीनन्द की उत्तरी पूर्वी सीमा से होते हुए वार्ड न0 16 की सीमा तक । यहां नेशनल हाईवे से दक्षिण 
की तरफ चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर 23 , सेक्टर 24 की डिवाडिंग रोड जो नेशनल हाईवे से मिलती है । इस वार्ड में गांव 
मोगीनन्द, पुलिस लाईन, गांव किशनगढ़, ट्रिब्यून मित्र कलोनी, गांव रामगढ़, गांव बिल्ला, गांव जसवंतगढ़, गांव मानक्या, गांव 
भानु शामिल है । 
वार्ड नं 0 20 :- गांव मट्टावाली की दक्षिण सीमा से हरियाणा पंजाब की सीमा तथा नगर निगम पंचकूला की सीमा से होते हुए 
गांव जलौली तक तथा गांव जलौली से पूर्व दिशा की ओर गांव खटोली की सीमा तक तथा गांव खटौली की पूर्वी सीमा से 
उत्तरी सीमा की ओर होते हुए गांव सुखदर्शनपुर की पूर्वी सीमा तक व गांव सुखदर्शनपुर की पूर्वी सीमा से होते हुए गांव टौका 
की उत्तरी - पूर्वी सीमा तक व गांव टौका की उत्तरी - पूर्वी सीमा से गांव दबकौरी की उत्तरी - पूर्वी सीमा तक व गांव दबकौरी 
की उत्तरी सीमा से वार्ड नं 0 19 की सीमा से होते हुए गांव कोट व गाव मट्टावाली की प्रारम्भिक बिन्दु गांव मट्टावाली की 
दक्षिण सीमा से हरियाणा पंजाब की सीमा तक । इस वार्ड में गांव कोट, गांव मटटावाली गांव खंगेसरा , गांव बेहड़ गांव अलीपुर 
गांव नग्गल गांव खटौली गांव जलौली गांव दबकौरी गांव टौका गांव सुखदर्शनपुर शामिल है । 

एस ० एन ० राय, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 31st August, 2020 
No. 18 / 172 / 2020-3C1.- In pursuance of the provisions of Rule 10 of the Haryana Municipal 
Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994 and with reference to Haryana Government , Urban Local Bodies 
Department Notification No. 18 / 172/2020-3C1 dated 13.08.2020 and in supersession of all previous orders / 
notifications issued in this behalf, hereby publish the delimitation of wards of Municipal Corporation , Panchkula , 
District- Panchkula as under : 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 : - Starting from the West corner of Sector - 6 MDC along Manimajra Mansa Devi road crossing village 
Bhainsa Tibba along the road in front of Police Station upto Ror Dharmshala thence moving along village Bhainsa 
Tibba and Rail Vihar towards sector dividing road of Sector - 6 & 4 MDC ( Saketri road ) leading towards Saketri road 
upto Peer Baba . Thence moving along forest land towards village Saketri and Mahadev Colony along Chandigarh 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ), AUG . 31 , 2020 (BHDR . 9 , 1942 SAKA) 


1847 


boundaries . Thence moving along Chandigarh boundaries towards West along Sector 02 MDC , Sector - 6 MDC that is 
the starting point . ( This ward covers Sector 2 MDC , Sector 6 MDC , Saketri, Mahadev Colony , Bhainsa Tibba ) 
Ward No. 02 : - Starting from Manimajra Mansa Devi road moving towards East along Panchkula - Chandigarh 
boundary upto Chandigarh - Kalka Highway . Thence moving along highway towards East upto Sector - 6 & 7 dividing 
road crossing Mansa Devi Singh Dwar . Thence moving towards Sector - 7, 6 , 8 & 5 round about along Sector - 6 & 7 
dividing road , thence moving towards East along Sector - 6 & 5 dividing road upto crossing of Sector - 5 , 6 , 1 & 2 . 
Thence moving towards North along Sector dividing road of Sector - 6 & 1 upto Chandigarh - Kalka Highway . Thence 
moving towards West along Chandigarh Kalka HIGHWAY upto cantonment area along the boundaries of Sector - 5 
MDC . Thence moving towards East along cantonment boundaries along Mata Mansa Devi Shrine Board land upto 
forest boundaries of Village Saketri. Thence moving along boundaries of ward no . 1 upto Manimajra Mansa Devi 
road i.e the starting point . ( This ward covers Sector - 4 MDC , Sector - 5 MDC , and Sector - 6 Panchkula ) 
Ward No. 03 : - Starting from the intersection point of Manimajra and Panchkula, Haryana on Chandigarh -Kalka road 
which joins Sector - 7 i.e the North West corner of Sector - 7 . Thence moving towards South -West along nallah crossing 
sector dividing road of Sector - 7 & 18. Thence moving along Chandigarh boundaries & Sector - 18 Panchkula upto 
Mauli Jangra and Rajiv Colony chowk . Thence moving along Rajiv Colony , Indra Colony , Bel factory and outer 
sector dividing road of Sector - 17 & 16 upto Sector - 15 , 16 and Bel factory light point . Thence moving along Sector 
dividing road of Sector - 15 & 16 towards North - East upto junction of Sector - 15 , 9 , 10 , 16. Thence moving towards 
North -West along sector dividing road of Sector - 9 , 8 , 17 & 16 upto junction of Sector - 17 , 18 , 8 , 9. Thence moving 
towards East along sector dividing road of Sector - 7 , 8 upto junction of Sector - 5 , 6 , 7 , 8. Thence moving towards 
North along sector dividing road of Sector - 6 & 7 upto Chandigarh - Kalka road . Thence moving towards West along 
Chandigarh -Kalka road upto the starting point. ( This ward covers Sector - 7 , 18 , 17 & 16 ) 
Ward No. 04 : - Starting from junction Sector - 7 , 8 , 17 & 18 thence moving towards South along Sector dividing road 
of Sector- 17 & 8 crossing the junction of Sector - 8 , 16 , 17 , 19. Thence moving towards South along sector dividing 
road of Sector - 9 & 16 upto junction of Sector 9 , 15 , 16 , 10. Thence moving along sector dividing road of Sector 10 & 
15 upto junction of sector 10 , 11 , 14 & 15. Thence moving towards East along sector dividing road of Sector - 10 & 11 
upto junction of Sector - 4 , 5 , 10 , 11. Thence moving towards North West along sector dividing road of Sector 5 , 10,9 , 
8 upto junction of Sector - 5 , 6 , 7 , 8. Thence moving along boundary of Sector 7 & 8 upto the Starting point i.e the 
junction of Sector - 7 , 8 , 17 & 18. ( This ward covers sector - 8 , 9 , & 10 ) 
Ward No. 05 : - Starting from light point of Sector- 15 , 16 and Industrial Area Ph - II ( Bel Factory) moving along 
boundary of ward no . 3 towards East along sector dividing road of Sector 15 and Industrial area Ph - II upto Amartex 
Chowk . Thence moving towards North along sector dividing road of Sector - 14 & 15 upto junction of Sector 10 , 11 , 
14 & 15. Thence moving towards West along sector dividing road of Sector - 10 & 15 upto junction of Sector 9 , 10 , 
15 , 6. Thence moving towards South along Sector dividing road of Sector 15 & 16 upto Starting point i.e light point 
of Sector 15 , 16 and Industrial Area Ph - II ( Bel Factory) . ( This ward covers Sector - 15 ) 
Ward No. 06 : - Starting from junction of Mauli Jagran and Rajiv colony chowk i.e meeting point of Panchkula and 
Chandigarh boundaries that also touches boundaries of ward no . 3. Thence moving towards south of Rajiv colony 
along Chandigarh boundaries upto shop no . 869/A ( Jassi studio ) of Rajiv colony . Thence moving towards east along 
street crossing temporary bridge upto labour chowk. Thence moving towards north along boundaries of ward no . 3 
upto the starting point i.e the junction of Mauli jagran -Rajiv colony chowk ( This ward covers maximum part of Rajiv 
colony) 
Ward No. 07 : - Starting from Aman mobile repair shop 869/ B opposite of Jassi studio , shop no 869 / A of ward no . 6 
of Rajiv colony along Chandigarh boundaries. Thence moving towards south west of Rajiv colony , Indra coloy , 
Budanpur and Chandigarh boundaries upto Budanpur, Bel factory, Chandigarh boundaries meeting point. Thence 
moving along Budanpur and Bel factory upto junction of Sector 16 , Budanpur and Bel factory . Thence moving 
towards north along boundaries of ward no . 3 upto labour chowk . Thence moving along boundaries of ward no . 6 
upto starting point i.e Aman mobile repair shop 869 / B . ( This ward covers Rajiv colony ( part) , Indra colony and 
budanpur) 
Ward No. 08 : - Starting from Junction Sector 14 , 15 , Industrial area Phase - I & II thence moving towards North - West 
side along road dividing Sector - 15 , 16 and Industrial area phase - II upto Budanpur. Thence towards South - West 
direction along boundary of ward No.7 upto junction of village Budanpur, BEL factory and Chandigarh. Thence 
towards South - East along boundary of Industrial area phase - II and Punjab. Thence crossing railway line from CID 
office towards South - West side from boundary of Punjab and Haryana crossing nallah and rehri market to old housing 
board . Thence moving along with the boundaries of Sector 19 and Punjab boundaries upto tri junction Sector 19 , 
Industrial area Phase - I and Punjab Boundaries . Thence moving towards North - West side along with boundaries of 
Sector 19 and Industrial area phase - I upto meeting point of phase - I , phase - II & Punjab . From this point towards east 
side on dividing road of Industrial area phase - I & II upto the starting point i.e. Junction Sector 14-15 and Industrial 
area phase - I and phase - II . ( This ward covers sector 19 and Industrial area phase - II ) 


1848 

HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA .), AUG . 31 , 2020 ( BHDR . 9 , 1942 SAKA ) 
Ward No. 09 : - Starting from Junction Sector 14 , 15 and Industrial Area Phase - I & II thence moving towards South 
West on dividing road Industrial Area Phase - I & II upto meeting point of Industrial Area Phase - I , II & Punjab 
boundaries . From this point, moving along boundaries of Industrial area phase - I & Sector - 19 upto junction point 
Sector 19 , Industrial area phase - I & Punjab boundaries . Thence moving towards north - east upto National Highway 
along Punjab boundary . Thence moving toward north upto meeting point of Sector 12A , National Highway and 
Industrial area phase - I . Thence towards north from National Highway upto Sector 12A , Sector 14 and Industrial area 
Phase - I, T - point. From this point towards east along dividing road of Sector 14 and Sector 12A upto chowk of Sector 
12 , 12A , 11 and 14. Thence moving towards north along dividing road of Sector 11 and 14 upto chowk of Sector 10 
11-14-15 . Thence towards west - south upto starting point i.e. junction sector 14-15 phase - I and II . ( This ward covers 
Sector 14 , Industrial area Phase - I & Village Abheypur) 
Ward No. 10 : - Starting from junction of Sector 14 , 12A and Industrial area Ph - I along Sector dividing road of Sector 
12A & 14 moving towards north east crossing junction of Sector 11 , 12 , 12A , 14 upto T - light point of Sector 4 , 11 & 
12. Thence moving towards east upto National highway and moving along National Highway towards south upto 
junction of Sector 12A and Industrial Area Ph - I on National Highway . Thence moving towards north west along 
sector dividing road of sector 12A and Industrial Area Ph - I upto starting point i.e junction of Sector 14 , 12A and 
Industrial area Phase - I . ( This ward covers Sector 12,12A) 
Ward No. 11 : - Starting from T light point of Sector 4 , 11 , 12 moving towards sector dividing road of Sector 4 & 12 
upto National Highway . Thence moving towards north along National Highway towards Sector 4 upto House no . 
1752. Thence moving towards west upto house no . 1459. Thence moving towards north upto House no 1340. Thence 
moving towards west crossing Satluj Public school through internal market road upto end of the market. Thence 
moving towards south in front of House no 914. Thence moving towards west upto House no . 787. Thence moving 
towards south west upto corner of the park i.e infront of House no 1005. Thence moving towards east upto House no 
942. Thence moving towards south west crossing House no . 1034 upto sector dividing road of Sector 4 & 11. Thence 
moving along sector dividing road of Sector 4 & 11 towards north west upto junction of Sector 4 , 10 , 11. Thence 
moving towards south west along sector dividing road of Sector 10 , 11 upto junction of Sector 10 , 11 , 15 , 14. Thence 
moving towards south east along sector dividing road of Sector 11 & 14 upto junction of Sector 11 , 12 , 14 , 12A . 
Thence moving towards east along sector dividing road upto starting point i.e T light point of Sector 4 , 11 , 12. [ This 
ward covers Sector 11 & 4 ( part )] 
Ward No. 12 : - Starting from junction of Sector 2 , 4 and National Highway moving towards north along National 
Highway , Sector 2 upto Majri chowk . Thence moving towards east upto Ghaggar river bridge crossing National 
Highway underneath . Thence moving towards north along river Ghaggar upto revenue estate of Kharak Mangoli. 
Thence moving towards west upto National Highway . Thence from National Highway moving towards south along 
Sector 1 and Cantonment area ( i.e Chandigarh Kalka road ) upto T point of Sector 1 and 6 and cantonment . Thence 
moving towards south along sector dividing road of Sector 1 and 6 upto junction of Sector 1 , 2 , 5 & 6. Thence 
moving along boundaries of ward no 2 towards west upto junction of Sector 6 , 5 , 7 , 8. Thence moving towards south 
along sector dividing road of Sector 8 , 9 , 10 , 5 upto junction of Sector 4 , 5 , 10 , 11. Thence moving towards north east 
along sector dividing road of Sector 4 & 5 upto junction of Sector 2 , 4 , 5. Thence moving towards east along sector 
dividing road of Sector 2 & 4 upto starting point i . e junction of Sector 2 , 4 and National Highway . ( This ward 
includes Sector 2 , Majri, Sector 1 , 5 , Kharak Mangoli) 
Ward No. 13 : - Starting from junction of Sector 3 , 21 and National Highway thence moving towards east along sector 
dividing road of Sector 21 & 3 upto river Ghaggar bridge along Punjab boundaries. Thence moving towards south 
along Punjab boundary and boundaries of Sector 21 along sector dividing road of Sector 20 & 21. Thence moving 
towards west along sector dividing road of Sector 20 , 21 upto National Highway . Thence moving towards north east 
along Sector 21 Maheshpur and National Highway upto starting point i.e. junction of Sector 3 , 21 and National 
Highway . ( This ward covers Sector- 21 and Village Maheshpur) 
Ward No. 14 : - Starting from junction of Sector 20 , 21 and Punjab boundary moving towards west along sector 
dividing road of Sector 20 , 21 upto National Highway . Thence towards south along National Highway and Sector 20 
boundaries upto traffic lights of National Highway . Thence moving towards east in front of booth market towards 
police station along south corner upto urban forest park. Thence towards south upto society no . 102. Thence moving 
towards west from society no . 105 towards south west upto GH -111 i.e boundary of Punjab . Thence moving along 
north east Panchkula and Punjab boundaries upto starting point i.e. junction of Sector 20 , 21 and Punjab boundary . 
( This ward includes Sector 20 (part), village Fatehpur , Anaj Mandi) 
Ward No. 15 : - Starting from traffic lights of National Highway and Sector 20 thence moving along western 
boundaries of ward no . 14 upto Ashiyana Flats . Thence moving along boundaries of Sector 20 and Punjab towards 
west upto National Highway . Thence moving towards north upto National Highway upto starting point i.e. traffic 
lights of National Highway , Sector 20. ( This ward covers remaining part of Sector 20 , village Kundi) 


HARYANA GOVT . GAZ. (EXTRA . ), AUG . 31 , 2020 (BHDR . 9 , 1942 SAKA ) 


1849 


Ward No. 16 : - Starting from right side of National Highway ( Panchkula - Kalka), the meeting point of Municipal 
Council Kalka and Municipal Corporation Panchkula on the external north - eastern boundaries of village 
Chandimandir thence moving upto revenue boundaries of Chandimandir . Thence moving towards southern 
boundaries of village Chandimandir upto National Highway. Thence moving towards south along village 
Chandimandir , village Bir Ghaggar on the eastern side along river Ghaggar. Thence moving towards south to village 
Chowki along boundaries of Nada Sahib upto village Jhuriwala. Thence moving along boundary of Sector 23 across 
Ghaggar river upto Kharak Mangoli National Highway . Thence moving towards north along National Highway upto 
village Chandimandir. Thence moving along boundaries of cantonment area and Chandimandir upto the starting point 
i.e right side of National Highway ( Panchkula - Kalka ) . ( This ward covers Chandimandir , Bir Ghaggar and Nada 
Sahib , Chownki ) 
Ward No. 17 : - Starting from junction of Sector 25 , 26 and National Highway - 65 moving towards north along 
National Highway crossing the Sector 23 , 24 , Nada Sahib upto Majri Chowk , National Highway along with 
boundaries of ward no . 16 & 12 upto red light Majri Chowk . Thence moving towards south along the boundaries of 
Sector 2 & 3 and moving towards south dividing road of Sector 2 & 4. Thence moving towards west upto Sector 
dividing road of Sector 4 & 5. Thence moving towards south west from junction of Sector 4 , 5 , 10 , 11 towards east 
alongwith sector dividing road of Sector 4 & 11 upto House no . 1033 , Sector 4. Thence moving towards north upto 
House no 988 and towards west upto House no . 1005 and towards north upto House no . 708 , thence moving towards 
east upto House no . 870. Thence moving towards north upto House no . 649 and 629. Thence moving towards east 
Satluj Public School and internal road of market upto House no 163. Thence moving east upto House no 100 Sector 4 
upto National Highway . Thence moving towards south along National Highway Sector 3 , Sector 21 on National 
Highway. Thence moving towards east along Sector 3-21 dividing road crossing Ghaggar bridge junction upto Sector 
23 , 24 roundabout junction. Thence moving South along Ghaggar road upto junction of Sector 24 , 25. Thence moving 
towards East i.e starting point . ( This ward covers sector 3 , Sec - 4 Part 23,24,25 ) 
Ward No. 18 : - Starting from junction point of Sector 25 , 26 and National Highway - 65 . Thence moving towards 
South along Sector 26 , 27 , 28 upto Haryana Punjab boundaries . Thence moving towards West along Ghaggar 
Haryana Punjab Boundaries. Thence along Sector road on Northern side of Ghaggar river upto junction of Sector 25 , 
26. Thence moving towards East along Sector dividing road of Sector 25 & 26 i.e the starting point . ( This ward 
covers sector 26 , 27 & 28 ) 
Ward No. 19 : - Starting from dividing road of Sector 23-24 moving south along National Highway from village 
Moginand , Police line, village Kishangarh , Tribune Mitar Vihar colony upto Ramgarh. Thence moving east towards 
Mankaya , village Bhanu . Thence moving towards north of village Jaswantgarh upto east of village Billa . Thence 
moving south along boundary of T.B.R.L. towards village Ramgarh north eastern village Moginand upto boundary of 
ward no.16 . Thence along National Highway moving towards south upto starting point i.e. dividing road of Sector 23 - 
24. ( This ward covers village Moginand , Police line , village Kishangarh , Tribune Mitra Vihar, village Ramgarh , 
Bhanu, Jaswantgrh , Mankaya and Billa ) 

Ward No. 20 : - Starting from south boundaries of village Mattawala along Haryana Punjab and MC boundary 
upto village Jalouli . Thence moving towards east upto village Khatauli. Thence moving north upto eastern boundary 
of village Sukhdarshanpur. Thence moving along north eastern to village Toka and from north east boundary upto 
village Dabkauri. Thence moving north along boundary of Ward no 19 upto village Kot and village Mattawali i.e 
starting point. ( This ward covers village Mattanwali , Jalauli, Naggal, Alipur, Khatauli , Sukhdarshanpur, Khangesra , 
Toka , Kot , Behar , Dabkauri) 


S. N. ROY , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


8889 – C.S. - H.G.P ., Pkl. 


